निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 पौष 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 7 जनवरी 2015 


( सं० पटना 60 ) 


जल संसाधन विभाग 


अघिसूचना 

22 दिसम्बर 2014 
सं0 22 / नि0सी0( वीर ) - 7 - 06 / 2009 / 2056 — श्री कामेश्वर नाथ सिंह , कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति बर्खास्त 
द्वारा पूर्वी कोशी एफेलक्स बाँध के डाउन स्ट्रीम कट एण्ड पर बाढ़ अवधि वर्ष 2008 में कराये गये सुरक्षात्मक कार्य के 
बोल्डर क्रेटिंग कार्य में जॉचोपरांत वायड की मात्रा भुगतान किये गये वायड की मात्रा में 16.52 प्रतिशत अधिक पायी 
गयी । जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के नियम - 17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 1298 दिनांक 17. 11.09 द्वारा विभागीय कार्यवाही 
संचालित की गयी । 

श्री कामेश्वर नाथ सिंह जिन्हें एक दूसरे मामले में बर्खास्त किया गया है एवं जिसके विरूद्ध श्री सिंह द्वारा 
माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी है , में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने तक निर्णय 
स्थगित रखने का सरकार के स्तर पर निर्णय लिया गया है । 

सरकार का उक्त निर्णय श्री कामेश्वर नाथ सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति बर्खास्त को संसूचित 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश चन्द्र झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 60 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


